निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 116 ) 


25 चैत्र 1931 ( श ) 
पटना , बुधवार , 15 अप्रील 2009 


गृह विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2009 
एस0ओ0 61, दिनांक 15 अप्रील 2009 -मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी 
पत्रांक - 16 / 01 / 2003 - एस0एस0 ( भोल्युम - II ) दिनांक 30. 07. 2007 द्वारा प्राप्त आपदा प्रबंधन योजना, 2007 
( Crisis Management Plan, 2007) के आलोक में विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियाँ यथा , आतंकी 
आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, गम्भीर विधि व्यवस्था इत्यादि के विरूद्ध कारगर कार्रवाई करने के निमित्त स्थायी 
कार्यान्वयन पद्धति ( Standing Operating Proceedure) की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों 
की एक समिति गठित की जाती है: 
1. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना 

अध्यक्ष । 
2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय ) बिहार, पटना 

सदस्य । 
3. विशेष सचिव, गृह (विशेष ) विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य सचिव । 
उक्त समिति द्वारा, भारत सरकार के आपदा प्रबंधन योजना, 2007 ( Crisis Management Plan, 
2007 ) का अध्ययन कर बिहार राज्य के परिवेशानुसार विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के निमित्त एक 
स्थायी कार्यान्वयन पद्धति ( Standing Operating Proceedure) की रूपरेखा तैयार कर सरकार के अनुमोदन 
हेतु अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर समर्पित किया जायेगा । 

( सं0 - जी / प्रा0 आ0 - 01 / 08 - 781 ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

चन्द्र शेखर चौधरी, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 116 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 


